पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18] रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) [ संख्या-26 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

वार्षिक चन्दा 


विषय 


पृष्ठ संख्या 


50 


3075 


559-562 


1500 


183-187 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


975 


- 


1425 


559 - क 


560 


उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई , 2017 ई ० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

कार्मिक अनुभाग-01 

कार्यालय - ज्ञाप 


07 जून , 2017 ई ० 
संख्या 987 / xxx - 1-2017-25 (08 ) 2005 TC- उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा ( कार्यकारी शाखा) के अन्तर्गत 
उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण एवं राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की 
अत्यन्त कमी के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1117 / XXX - 1-2016-25(08 )2005 TC , दिनांक 17.06.2016 द्वारा विशेष 
उच्चतम वेतनमान ₹ 67,000-79,000 (पे लेवल 15) के 02 पद, उच्चतम वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000 
( पे लेवल 14 ) के 05 पद , उच्चतर वेतनमान ₹ 37,400-67,000 , ग्रेड पे ₹ 8,900 (पे लेवल 13A) के 05 पद , विशेष 
चयन श्रेणी वेतनमान ₹ 67,000-79,000, ग्रेड पे ₹ 8,700 के 04 पद तथा चयन श्रेणी वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड पे ₹ 7,600 के 15 पद अर्थात कुल 31 पदों को आस्थगित करते हुए, इनके स्थान पर ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 ( पे लेवल 11) हेतु सृजित किये गये हैं । 

02. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.04.2017 द्वारा राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सेवा संवर्ग के ढाँचे में 
राजस्व विभाग के विभिन्न आदेशों द्वारा सृजित अपर जिलाधिकारी ( ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 6,600) 
(पे लेवल 11 ) में 06 पदों को आमेलित किया गया है । अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 1117 / XXX - 1-2016-25(08)2005 TC, 
दिनांक 17.06.2016 द्वारा आस्थगित विभिन्न श्रेणी के कुल 31 पदों में से विशेष उच्चतम वेतनमान 67,000-79,000 
(पे लेवल 14 ) के 02 पदों , उच्चतम वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000 ( पे लेवल 14) के 03 पदों तथा 
उच्चतर वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड पे 8,900 (पे लेवल 13A) के 01 पद, को मूल वेतनमान में प्रत्यावर्तित करते 
हुए तथा इन पदों के सापेक्ष पूर्व से कार्यरत अधिकारियों को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.04.2017 द्वारा ढाँचे में आमलित 
06 पदों के विरुद्ध समायोजित किए जाने की , श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

03. कार्यालय ज्ञाप संख्या 1117 / xxx -1-2016-25(08) 2005 TC, दिनांक 17.06.2016 को उक्त सीमा तक 
संशोधित समझा जाए । उक्त कार्यालय ज्ञाप की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी । 


आज्ञा से ; 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 

12 जून, 2017 ई ० 
संख्या 411 / XX - 3-2017-04 (55) 2003– श्री राज्यपाल महोदय , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम संख्या 02, वर्ष 1974) 
की धारा -11 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से इस विषय में विद्यमान अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए 
सुश्री रिंकी साहनी, तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून को उनके दायित्वों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य 
के समस्त जिलों क्रमशः अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत , देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, 
रूद्रप्रयाग , टिहरी गढ़वाल , ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी के स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत ऐसे अपराधों की , जिनमें 


561 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) 
दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम , 1946 ( अधिनियम संख्या 25 , वर्ष 1946) के अधीन केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा 
अन्वेषण किया गया हो अथवा आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया हो , देहरादून स्थित न्यायालय में जाँच, विचारण अथवा 
सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने के लिए अधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 

प्रमुख सचिव । 
वित्त ( वे 0 आ 0 - सा ० नि ०) अनुभाग -7 

कार्यालय - ज्ञाप 

28 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 76 / XXVII(7)7(1) / 2013- उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि, नियमावली, 2006 के नियम 11, अंशदायी 
भविष्य निधि ( उत्तर प्रदेश) नियमावली के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन बीमा नियमावली, 1984 
के नियम 9 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार 
श्री राज्यपाल महोदय, घोषित करते हैं कि सामान्य भविष्य निधि , अंशदायी भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि पेंशन 
बीमा एवं नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना में अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 
01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 30 जून , 2017 तक 7.9 % ( सात दशमलव नौ प्रतिशत ) होगी । उक्त दर 01 अप्रैल , 2017 
से लागू होगी । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

01 जून , 2017 ई ० 
संख्या 362/2016/12(100) / XXVII (8) / 2003– श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 
की धारा 54 की उपधारा ( 2) के खण्ड ( क ) के क्रम में उक्त धारा की उपधारा ( 4) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करके मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श / संस्तुति के क्रम में श्रीमती रमा पाण्डे , 
एफ0 टी 0 सी 0 / अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पोस्को), देहरादून को उनके वर्तमान कार्य 
दायित्वों के साथ - साथ उक्त अधिनियम के द्वारा गठित वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून को सौंपे गये 
कार्यों का निष्पादन करने के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


.. 


आज्ञा से , 
अमित नेगी, 

सचिव । 
वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

अधिसूचना 

07 जून, 2017 ई ० 
संख्या 1180 / X - 1-2017-14 (10) / 2014- भारतीय वन सेवा ( संवर्ग) संशोधन नियमावली, 2014 के नियम -7 (1 ) 
एवं (5) व उक्त नियमों की अनुसूची के बिन्दु-1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वन सेवा ( उत्तराखण्ड संवर्ग ) 
के अधिकारियों की तैनाती / नियुक्ति हेतु शासन की अधिसूचना सं0-4055 / X-1-2017-14(10)/ 2014, दिनांक 14 अक्टूबर , 2014 
द्वारा गठित "सिविल सेवा परिषद् / बोर्ड " को अग्रसारित पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 


562 


उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 10 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


अध्यक्ष, 


( 1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन 
( 2) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा राजस्व परिषद् के अध्यक्ष अथवा 

वित्तीय आयुक्त अथवा समकक्ष रैंक व स्तर का कोई अधिकारी 


सदस्य , 


( 3) कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा सचिव 


सदस्य सचिव , 


सदस्य । 


( 4) वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा सचिव 

सदस्य , 
(5 ) प्रमुख वन संरक्षक , उत्तराखण्ड, देहरादून 

2. सिविल सेवा परिषद् / बोर्ड के कार्य एवं दायित्व एवं उनके निष्पादन हेतु प्रक्रिया भारतीय वन सेवा (संवर्ग ) 
संशोधन नियमावली, 2014 के नियम 7(1) एवं (5) की अनुसूची के क्रमशः बिन्दु 2 व 3 के अनुसार होंगे । 


आज्ञा से , 


आर0 के 0 तोमर, 

युक्त सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई 0) 26 हिन्दी गजट / 373 - भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या- यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

June 05, 2017 
No. 160 /UHC /XIV /55 /Admin.A / 2003--SriNitin Sharma, 1st Additional District & Sessions Judge , Haldwani, 
District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 18.05.2017 to 31.05.2017 . 


NOTIFICATION 

June 05, 2017 
No. 161/UHC /XIV /82/Admin.A /2003 -- Smt. Pritu Sharma, ADJ/FTC /Special Judge (POCSO ),Haldwani, 
District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 18.05.2017 to 31.05.2017 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


June 12th , 2017 
No. 170 /UHC /VII- a - 1/Stationery -- Pursuant to theGovernmentNotification No. nil/XXXI(15 )/G /17-31(Sa )/2015 , 
dated 2nd June, 2017 , issued U /s 25 Negotiable InstrumentAct. 1881 ( Act of 26, 1881 ), 13/06/2017( Tuesday) is 
hereby declared holiday in the Subordinate/Outlying Courts ,where the By- Elections are being held on 13.06.2017 
( Tuesday), as per the schedule of three tier Panchayat Election . 


By Order of the Court , 

Sd/ 
NARENDRA DUTT, 

Registrar General. 


183 - ख 


184 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2017 ई ० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) 
OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE , PITHORAGARH 

CHARGE -CERTIFICATE 


May 12, 2017 


ON HANDING OVER 


Letter No. 206 /1-05-2015 --CERTIFIED that the charge of the office ofDistrict and Sessions Judge, Pithoragarh 
is handed over in pursuance of orders of the Hon ble High Court of Uttarakhand , Nainital vide notification 
no. 145 /UHC/ Admin.A/ 2017 , dated 05.05.2017 , notification no. 485 (1)/ XXVIII - 3-2017-100/ 2009 ( T.C.) , 
dated 05.05.2017 of Health Section -3 , Governmentof Uttarakhand, Dehradun and Hon ble High Court s letter no . 
2186 UHC /XIII -b - 1/Admin.A /2012 , dated 09.05.2017 as hereinafter denoted, in the afternoon of 12.05.2017 . 


SIKAND KUMAR TYAGI, 
District & Sessions Judge , 

Pithoragarh . 


Counter-signed 

Sd/- ( Illegible ) 
Registrar General, 
High Court of Uttarakhand , 

Nainital . 


CERTIFICATE OF TAKING OVER CHARGE 


May 15, 2017 
Letter No. 208 (VII)/I-03-2017-- CERTIFIED that office of District and Sessions Judge, Pithoragarh was 
taken over under the orders of the Hon ble High Court of Uttarakhand , Nainital vide notification 
no . 145 /UHC /Admin.A /2017 , dated May 05 , 2017 ,hereinafter denoted , in the afternoon of 15.05.2017 . 


RAJENDRA JOSHI, 
District & Sessions Judge , 

Pithoragarh. 


Counter-signed 

Sd/- ( Illegible) 
RegistrarGeneral, 
High Court ofUttarakhand, 

Nainital. 


। 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

31 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3766 / टी 0 आर0 / पंजी ० नि ० / UKO6CA-8750/ 2017- वाहन संख्या UK06CA- 8750 (CLOSED BODY). 
मॉडल 2005, चेसिस संख्या 388069FUZ119722 तथा इंजन नं 0 50F62407663, कार्यालय में , मैसर्स प्रिन्स लौजस्टिक , 
म 0 नं0 एमआईजी 331, आवास विकास , रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
30.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2017 तक जमा है । 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण /निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


. 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 01 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) 


185 


1988 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6CA-8750 ( CLOSED BODY) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 388069FUZ119722 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


कार्यालय आदेश 

31 मई, 2017 ई ० 
पत्रांक 3767 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UK06CA-8752/ 2017-वाहन संख्या UKO6CA-8752 ( CLOSED BODY). 
मॉडल 2005, चेसिस संख्या 388069EUZ116435 तथा इंजन नं 0 50F62407946, कार्यालय में , मैसर्स प्रिन्स लौजस्टिक , 
म 0 नं 0 एमआईजी 331, आवास विकास, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
30.05.2017 को आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2017 तक जमा है । 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CA-8752 ( CLOSED BODY) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 388069EUZ116435 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

31 मई , 2017 ई ० 
पत्रांक 3768 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP75A- 4298/ 2017-वाहन संख्या UP75A-4298 (TRUCK). मॉडल 1995 , 
चेसिस संख्या 360328FVQ004948 तथा इंजन नं 0 697D29FVQ121356, कार्यालय में, श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री उपेन्द्र दत्त शर्मा, 
निवासी मेन रोड, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 06.05.2017 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP75A- 4298 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360328FVQ004948 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

12 जून, 2017 ई ० 
पत्रांक 3819 / टी 0 आर0 / पंजी ० नि ० / UKOGAC- 3060 / 2017- वाहन संख्या UKO6AC -3060 (LMVCAR), मॉडल 2013, 
चेसिस संख्या MAJAXXMRKADD82632 तथा इंजन नं 0 DD82632, कार्यालय में , श्री मोहित कुमार पुत्र श्री बनारसी लाल , 
निवासी म 0 नं 0 114, जाफरपुर, अमरपुर, गदरपुर, दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 01.06.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है 
कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
एक बारीय जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


. 


- 


186 


उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2017 ई० ( आषाढ़ 10, 1939 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6AC -3060(LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या MAJAXXMRKADD82632 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

12 जून, 2017 ई ० 
पत्रांक 3831 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR55-6212/2017-वाहन संख्या HR55-6212 ( TIPPER), मॉडल 2000 , 
चेसिस संख्या 388046JZZ120885 तथा इंजन नं0 00762163262 , कार्यालय में , श्रीमती राजवन्त कौर पत्नी श्री अमरजीत , 
निवासी म0 नं 0 32, ग्राम हल्दुआ, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
07.06.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR55-6212 (TIPPER) का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 388046JZ7120885 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय आदेश 

15 जून , 2017 ई ० 
पत्रांक 37 / लाइसेन्स / निलम्बन / 2017 - श्री गोपाल बाबू पुत्र श्री बादशाह, निवासी वार्ड नं 0 2, रम्पुरा , 
रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के लाइसेन्स संख्या UK0620160118563 के विरुद्ध निलम्बन / निरस्तीकरण किये जाने हेतु 
सी ० पी ० यू ० प्रभारी, रूद्रपुर द्वारा किये गये चालान तथा लाइसेन्स की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित किया है । इस सम्बन्ध 
में इस कार्यालय के पंजीकृत पत्रांक मेमों / लाइसेन्स / धारा -21 / 2017, दिनांक 15.06.2017 के द्वारा लाइसेन्सधारक को 
अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भेजा गया । दिनांक 15.06.2017 को लाइसेन्सधारक द्वारा कार्यालय में 
उपस्थित होकर लिखित रूप में क्षमा याचना के साथ अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए. भविष्य में उक्त अपराध की 
पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया । सी ० पी ० यू ० प्रभारी, रूद्रपुर द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट 
है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत चालक दोषी है । 

मैं , नन्द किशोर, लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, चालक को प्रथम बार सुधरने का अवसर देते हुए, लाइसेन्स संख्या 
UK0620160118563 ( Non transport), जो दिनांक 21.12.2030 तक वैध है, को दिनांक 15.06.2017 से 03 माह हेतु निलम्बित 
करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
प्रशासन, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर ) । 


अतः, 


. 


187 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट, 01 जुलाई , 2017 ई० ( आषाढ़ 10. 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल 

आदेश 

09 जून, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 4007 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2017-18 - दिनांक 03.05.2017 , मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी, 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू 0 के 0 15 टीबी -0566 ( ऑटोरिक्शा) का चालान, वाहन में स्वीकृत 04 के सापेक्ष 09 सवारी 
बैठाने , मूल डी ० एल ० प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभियोग में किया गया , उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, 
कोटद्वार ने वाहन चालक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, निवासी ग्राम पदमपुर पट्टी, मोटाढांक , 
तहसील कोटद्वार , जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520090002795 
के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से पत्रांक 
218 / सा 0प्रशा0 / लाइ0 - नोटिस / 2017-18, दिनांक 11.05.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन चालक 
दिनांक 08.06.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के लिए क्षमा 
चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिग 
अधिकारी, के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवह अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 19 
की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
यू0 के0-1520090002795 को दिनांक 08.06.2017 से दिनांक 07.09.2017 (तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित 
करता हूँ । 

आदेश 

12 जून, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 4207 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2017-18 -दिनांक 11.05.2017 , मार्ग चेकिंग के दौरान प्रवर्तन अधिकारी , 
कोटद्वार ने वाहन संख्या यू0 के 0 12टीबी -0295 ( ऑटोरिक्शा) का चालान, वाहन में 02 अतिरिक्त सवारी सहित 
कुल 10 सवारी बैठाने , डी ० एल 0 प्रस्तुत न किये जाने के अभियोग में किया गया , उक्त अनियमितता के लिये 
प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप , निवासी ग्राम व पो 0 झण्डीचौड 
पश्चिमी, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या 
यू 0 के0-1519990023737 के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है । इस सम्बन्ध में वाहन चालक को कार्यालय से 
पत्रांक 273 / सा ० प्रशा0 / लाइo-नोटिस / 2017-18, दिनांक 12.05.2017 प्रेषित किया । जिसके अनुपालन में वाहन 
चालक दिनांक 02.06.2017 को कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, अपने अपराध के 
लिए क्षमा चाही गई एवं भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंन्सिंग अधिकारी, 
के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 
की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1519990023737 
को दिनांक 03.06.2017 से दिनांक 07.09.2017 ( तीन माह ) तक की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

रावत सिंह, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

कोटद्वार । 


. 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई0) 26 हिन्दी गजट / 373 - भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


